रजिस्ट्री सं० डी - 222 


REGISTEREON 0 -721 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


= 


= 


- --- 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 13, 1965 ( कार्तिक 22, 1887) 
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 13, 1965 (KARTIKA 22, 1887) 


- 


- - 


- - 


: 


- 


- 


- 


- - 


सं . 19] 
No. 19 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग - खण्ड 3 

PART I - SECTION 3 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विधिक नियमों, विनियमों , आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non- Statutory Roles, Regulations, Orders and Resolutions issued 

by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 

संकल्प 
नई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर 1965 
सं० 2669, दिनांक 30 सितम्बर, 1965 -- राष्ट्रपति 
यह आदेश देते हैं कि मैसूर राज्य में प्रादेशिक सेना के विकास 
संबंधी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के लिए प्रादेशिक 
सेना के लिए, एक राज्य सलाहकार समिति पुनर्गठित की जाये । 
2. समिति में निम्नलिखित होंगे :---- 

चेयरमैन 
गृह मंत्री 

सरकारी सदस्य 
1. मुख्य सचिव, मैमूर सरकार , बंगलौर । 
2. सचिव मैसूर सरकार, गृह विभाग, बंगलोर । 
3. सचिव मैसूर सरकार, विकास, पंचायत राज तथा सहयोग 
___ और पदेन संयुक्त विकास कमिश्नर, बंगलौर । , 
4. जनरल अफसर कमांडिन्ग , मद्रास , मैसूर तथा केरल क्षेत्र , 

मद्रास । 
5. डिप्टी कमिश्नर , बंगलौर शहरी हल्का , बंगलोर । 
6. डिप्टी कमिश्नर , बल्गाम जिला , बल्गाम । 
7. कमांडर , मुख्यालय , मैसूर सब- एरिया , बंगलौर । 
8. प्रबंधक निदेशक , हिन्दुस्तान वैमानिकी लि०, बंगलौर । 
9. जनरल मैनेजर , भारतीय दूरभाषक उद्योग लि० , 

बंगलौर । 
10. जनरल मैनेजर , हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज लि०, बंगलौर । 
11. जनरल मैनेजर, भारत वैद्यूती लि०, बंगलौर । 
12. जनरल मैनेजर सरकारी विद्युत कारखाना ,बंगलौर । 
13. निदेशक राष्ट्रीय काम दिलाऊ सेवा, मैमूर , बंगलौर । 
14. अफसर कमांडिंग, 105 लाईट ऐंटी एयरक्राफ्ट रेजिमेंट 

(प्रा० से ), बंगलौर । 
15. सहायक निदेशक प्रादेशिक मेना, दक्षणी कमान , पूना । 
L32301 / 65 


गैर सरकारी सवस्य 
1. श्री एन० श्री रामरेडी, संमद सदस्य , बंगलौर । 
2. श्री के० वी० बरेगौड , सदस्य विधान सभा जाकर , 

उत्तरी बंगलौर । 
3. कर्नल आर० वी० कार्वे, 38/ 12, पश्चिमी कुमारपारक , 

बंगलौर - 201 
4 . कैप्टन एस० जी० देसाई, हिन्दलागा बल्गाम जिला । 
5. कंप्टन आर० एच० देसाई, धारवार । 
6. श्री डी० एस० नायक , जिला कमांडेंट, होम गार्ड स , 

कारवार । 
7. अध्यक्ष मैसूर वाणिज्य मंडल , बंगलौर । 

सचिव 
जनरल स्टाफ अफसर 2 ( प्रा० से० ) मुख्यालय , मद्रास , 
मैसूर तथा केरल क्षेत्र , मद्रास । 
3. समिति के गैर सरकारी सदस्यों का नियुक्ति कार्य 
काल दो वर्ष है । 

4. समिति के ये कार्य होंगे : - - ( i ) प्रादेशिक सेना में भर्ती 
. को प्रोत्साहन देना , और ( ii ) प्रादेशिक सेना में भर्ती, विकास तथा 
प्रशिक्षण संबंधी किसी भी स्थानीय समस्या पर विचार करना । 

5. बैठकों में भाग लेने के लिए , गैर- मरकारी सदस्यों, को 
समय - समय पर संशोधित , वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 
एफ06 ( 26 )/ ई IV / 59, दिनांक 5 मितम्बर 1960 द्वारा स्वीकृत 
दर पर , याना भत्ता तथा दैनिक भत्ते की अदायगी की जायेगी । 

6. आदेश जारी किया जाता है कि चीफ आफ दी आर्मीस्टाफ , 
वित्त सलाहकार वित्त मंत्रालय ( रक्षा ) , मुख्य सचिव मैमूर सरकार 
को उपर्युक्त से मूचित कर दिया जाए । 

7. 27 अप्रैल 1963/वैशाख 7, 1885 ( शक ) के भारत 
के प्रपत्र भाग प्रथम अनुभाग तीमरे में प्रकाशित होने वाली . 
समय - समय पर संशोधित , रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 
931 दिनांक 8 अप्रैल , 1963 एतद्द्वारा निर्गमित की जाती है । 

8. यह आदेश भी जारी किया जाता है कि संकल्प को भारतीय 
राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 


( 61) 


62 


THE GAZETTE OFINDIA, NOVEMBER 13, 1965 ( KARTIKA 22 , 1887 ) 


[PART I - SEC . 3 


सरकारी सदस्य 
1. जनरल अफसर कमांडिग , मद्रास मैसूर तथा केरल क्षेत्र , 

सेंट टामम माऊंट मद्राम - 16 । । 
2. सचिव राज्य सरकार , पब्लिक विभाग, त्रिवनद्रम । 
3. कमांडेंट जनरल होम गाई, त्रिवनद्रम । 
4. निदेशक रोजगार , त्रिवनद्रुम । 
5. सहायक निदेशक , प्रादेशिक सेना , मुख्यालय, दक्षिणी 

कमान , पूना । 
6 . कमांडर मद्रास तथा केरल सब- एरिया । 


सं०, 2670 दिनांक 30 सितम्बर , 1965 
राष्ट्रपति यह आदेश देते है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य मे प्रादेशिक 
सेना के विकास संबंधी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने 
के लिए प्रादेशिक सेना के लिए , एक राज्य सलाहकार समिति 
पनगटिन की जाये । 
2. समिति में निम्नलिखित होंगेः - .. 

चेयरमैन 
मुख्य मन्त्री 

सरकारी सदस्य 
1. मुख्य सचिव । 
2. इन्स्पैक्टर जनरल पुलिस । 
3. निर्देशक, राष्ट्रीय रोजगारी सेवा । 
4. मुख्य इंजीनियर ( जनरल ) 
5. मुख्य इंजीनियर ( राज्य विद्युत बोर्ड ) । 
6. कमांडर आन्ध्र ( स्वतन्त्र ) सब-एरिया , सिकन्दराबाद । 
7. सहायक निर्देशक, प्रादेशिक सेना मुख्यालय दक्षिणी 
कमान, पूना । 

गैर सरकारी सदस्य 
1. श्री उस्मान अली खान, संसद् सदस्य । 
2. श्री जे० बी० मुथैयल राव , संसद् सदस्य । 
3. श्री ए . बी . भानुजी राव, सदस्य विधान सभा । 
4. उप -वाचस्पति उस्मानियां विश्वविद्यालय । 
5. अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश वाणिज्य तथा उद्योग मंडल । 

सचिव 
जनरल स्टाफ अफमर 2, मुख्यालय , आन्ध्र ( स्वतन्त्र ) 

सब - एरिया , सिकन्दराबाद । 
3. समिति के गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति कार्यकाल 
दो वर्ष है । 

4. समिति के ये कार्य होंगे - - ( i) प्रादेशिक सेना में भर्ती, 
को प्रोत्साहन देना , और ( ii ) प्रादेशिक सेना में भर्ती, विकास 
तथा प्रशिक्षण संबंधी किसी भी स्थानीय समस्या पर विचार 
करना । 

5. बैठकों में भाग लेने के लिए , गैर- सरकारी सदस्यों को , 
समय - समय पर संशोधित , वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 
एफ० 6 ( 26 )- ई - IV / 59, दिनांक 5 सितम्बर 1960 द्वारा 
स्वीकृत दर पर , याना भत्ता तथा दैनिक भत्ते की अदायगी की 
जायेगी । 

6 . आदेश जारीकिया जाता है कि चीफ आफ दी आर्मी स्टाफ , 
वित्त सलाहकार वित्त मंत्रालय ( रक्षा ) , मुख्य सचिव आन्ध्र प्रदेश 
सरकार को उपर्युक्त से मूचित कर दिया जाए । 

7. यह आदेश भी जारी किया जाता है कि संकल्प को भारतीय 
गजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये । 
____ 8. 13 अप्रैल 1963 / चैत्र 23, 1885 ( शक ) के भारत 
के राजपत्र भाग प्रथम अनुभाग तीसरे में प्रकाशित होने वाली 
रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 816 दिनांक 25 मार्च, 
1963 एतद्द्वारा निरसित की जाती है । 

सं० 2671 , दिनांक 28 अक्तूबर , 1965 -~- राष्ट्रपति 
यह आदेश देते हैं कि केरल राज्य में प्राशिक सेना के विकास 
संबंधी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के लिए प्रादेशिक 
सेना के लिए, एक राज्य मलाहकार समिति पुनर्गठित की 
जाये । 
. 2 . समिति में निम्नलिखित होंगे : --- 

चेयरमैन 
श्री एन ई० एम० राघवाचरी, केरल राज्यपाल के सलाह 
कार । 


गैर सरकारी सवस्य 
1. अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि , भारतीय वाणिज्य मण्डल , 

कोचीन -- 2 । 
2 . श्री एस० वी० पंडित , छावनी, त्रिवनद्रुम । 
3. श्री एम० के० ए० हमीद , प्रिंसिपल , टी० के० एम० 

इन्जीनियरी कालिज, किलोन । 
4. श्री कृरियन उधूप कग्योरन, अध्यक्ष नगर पालिका , कोट्टयम । 
5. श्री ई० जान जंकब , भूतपूर्व सदस्य विधान सभा , थिसवेल्ल , 

जिला अल्लप्पी । 
6. श्री टी० सी० शंकर मेनन , सेवाविमुक्त , केरल पब्लिक 
___ सेवा आयोग, अर्णाकुलम । 
7. डा० के० एम० पिणाराडी, मेवानिमुक्त, प्रिंसिपल , 
___ चिकित्मा कालिज, शोरनूर मार्ग, त्रिचूर । 
8 . श्री पी०जी० मेनन , अध्यक्ष चेरप्लास्मेरी पंचायत, जिला 

पालघाट । 
9. श्री पी० के० सुरेंद्रनाथ, एम० सी० कालिज , कालिकट । 
10. कैप्टेन के० ए० शेटी , एम० बी० बी० एम०, शाभा शेरी 
स्मारक हस्पताल , कासरगोड । 

सचिव 
जनरल स्टाफ अफसर - 2, ( प्रा० से . ) , मुख्यालय , 
मद्रास , मैसूर तथा केरल क्षेत्र सेट टामस माऊंट मद्रास 
161 
3. ममिति के गैर-सरकारी सदस्यों का नियुक्ति कार्यकाल दो 
वर्ष है । 

4. समिति के ये कार्य होंगे : - - ( i ) प्रादेशिक सेना में 
भर्ती को प्रोत्साहन देना , और ( i ) प्रादेशिक सेना में भर्ती , 
विकास तथा प्रशिक्षण संबंधी किसी भी स्थानीय समस्या पर विचार 
करना । 

5. बैठकों में भाग लेने के लिए, गैर - मरकारी सदस्यों को , 
समय - समय पर संशोधित , वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 
एफ . 6 ( 26 )/ ई . IV 59 दिनांक 5 सितम्बर 1960 द्वारा 
म्वीकृत दर पर , यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते की अदायगी 
की जायेगी । 

6 . आदेश जारीकिया जाता है कि चीफ आफ दी आर्मीस्टाफ , 
वित्त सलाहकार वित्त मंत्रालय (रक्षा ) , मुख्य सचिव केरल राज्य को 
उपर्युक्त से मूचित कर दिया जाये । 

7. 20 अप्रैल 1963/ चैत्र 30 , 1885 ( शक ) के राजपत्र 
भाग प्रथम , अनुभाग तीसरे में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधि 
सूचना संख्या 87 7-ए दिनांक 4 मार्च, 1963 एतद्वारा निसित 
की जाती है । 

8. यह आदेश भी जारी किया जाता है कि मंकल्प को भारतीय 
राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 


ए० सी० बोस , उप -सचिव 


PARTI 


SEC . 31 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBEK 13, 1965 (KARTIKA 22, 1887 ) 


63 


No. 2670 , dated the 30th Sep . 1965. — To advise the Gover 
ment of India on matters relating to the development of the 
Territorial Army in the State of Andhra Pradesh , the Presi 
dent has been pleased to direct that the Stato Advisory Com 
mittee for the Territorial Army in Andhra Pradesh bo 
reconstituted . 

2 . The Committee shall consist of :- - 


MINISTRY OF DEFENCE 

RESOLUTIONS 

New Delhi, 13th November 1965 
No . 2669, dated 30th Sep. 1965. – To advise the Govern 
ment of India on mattery relating to the development of the 
Torritorial Army in the State of Mysore, the President has 
been pleased to direct that the State Advisory Committee for 
the Territorial Army be reconstituted . 
2 . The Committee shall consist of : 

CHAIRMAN 
1. The Minister for Home. 

OFFICIAL MEMBERS 
1. The Chief Secretary to the Government of Mysore , 

Bangalore . 
2 . The Secretary to the Government of Mysoro, Homo 

Departacat, Bangalore . 
3 . The Secretary to the Government of Mysore , 

Development, Panchayat Raj & Cooperation Deptt.. 
and Ex -officio Joint Development Commissioner , 

Bangalore . 
4 . The General Officer Commanding . Madras, Mysoro 

and Korala Arca, Madrag. 
5. Tho Deputy Commissioner , Bangalore Urban District, 

Bangalore. 
6 . The Deputy Commissioner, Belgaum District, Bel 

gaum . 
7. The Commander , Headquarters , Mysore Sub -Area . 


CHAIRMAN 
1. Chief Minister 

OFFICIAL MEMBERS 
1. Chief Secretary . 
2 . Inspector General of Police . 
3 . Director , National Employment Service , 
4 . Chief Engineer (General). 
5. Chlef Engineer ( State Elçctricity Board ). 
6 . Commander , Andhra ( Indep .) Sub - Arda , Secundera 

bad . 
7 . Assistant Director, Territorial Army, Headquarters 

Southern Command , Poona . 


NON -OFFICIAL MEMBERS 
1. Shri Osman Ali Khan , M .P . 
2 . Shri J. B . Muthyal Rao , M .P . 
3 . Shri A . V . Bhanoji Rao, M .L .A . 
4 . Vice-Chancellor, Osmania University , 
5 . President, Andhra Pradesh Chambers of Commerce 

and Industry. 


8 . The Managing Director, Hindustan Aeronautics Ltd ., 

Bangalore . 
9 . The General Manager. Indian Telephone Industries 

Ltd ., Bangalore . 
10 . The General Manager , Hindustan Machine Tools Ltd ., 

Bangalore. 
11. The General Manager, Bharat Electronics Ltd ., 

Bangalore . 
12. The General Manager, Government Electric Factory , 

Bangalore . 
13. The Director of National Employment Service in 

Mysore, Bangaloro . 
14 . Officer Commanding, 105 Light Anti Aircraft Regi 

ment ( TA ) Bangalore , 
15. Assistant Director, Territorial Army, Southern Com 
mand, Poona. 

NON -OFFICIAL MEMBERS 
1. Shri N . Sri Rama Reddy, M .P ., Bangalore . 
2 . Shri K . V . Byregowda , M . L . A . Jakkur , Bangalore 

North . 
3. Col. R . V . Karve, 38 / 12 , Kumaraparak Wost, 

Bangalore - 20 . 
4 . Capt. S . G . Desai, Hindalaga , Belgaum District. 
5 . Capt. R . H . Desai, Dharwar, 
6 . Shri D . S. Naik , District Commandant, Homo Guards. 

Karwar. 
7 . The President, Mysore Chamber of Commerce , 
Bangalore . 

SECRETARY 
The General Staff Officer 2 ( TA ) Headquarters, Madras, 

Mysore & Kerala Arta , Madras . 
3 . The tenure of appointment of non -official members of 
the Committee is two years . 

4 . The functions of the Committee will be ( i ) to encourage 
recruitment to thc Territorial Army and ( ii ) to consider any 
local problem relating to recruitment, development and 
training of the Territorial Army. 

5 . The non - official members will be paid travelling allow 
ance and daily allowance for attending the meetings at tho 
rates sanctioned in the Ministry of Finance Office Memo 
randum No . F . 6126 ) / E - IV , 59 , dated the 5th September , 
1960, as amended for time to time. 

6 . Ordered that the foregoing bo communicated to the 
Chief of the Army Staff, Financial Adviser, Ministry of 
Finance ( Defence ) and the Chief Secretary to the Govern 
ment of Mysore . 


SECRETARY 
General Staff Officer 2 Headquarters Andhra (Indep .) 

Sub - Area , Secunderabad . 
3. The tenure of appointment of non -oficial members of 
the Committee is two years. 

4 . The functions of the Committee will be ( i) to encourage 
recruitment to the Territorial Army and ( ii ) to consider any 
local problem relating to recruitment, development and train 
ing of the Territorial Army. 

5 . The non -official members will be paid travelling and 
daily allowances for attending the meetings at the rato sanc 
tioned in the Ministry of Finance, Office Memorandum No. 
F . 6 ( 26 ) - E . IV / 39 , dated the 5th Septomber, 1960 as 
amended from time to time. 

6 . Ordered that the foregoing be communicated to the 
Chief of the Army Staff , Financial Adviser , Ministry of 
Finance ( Defence ) and the Chief Secretary to the Govern 
ment of Andhra Pradesh . 

7. Ordered also that the resolution be published in the 
Gazette of India . 

8 . Ministry of Defenco , Notification No. 816 . dated the 
25th March , 1963, published in the Gazetto of India , Part 
I, Section 3 , dated the 13th April 1963 / Chaitra 23 , 1885 
is hereby cancelled . 

No. 2671, dated 28th Oct. 1965. — To advise the Govern 
ment of India on matters relating to the development of tho 
Territorial Army in the State of Kerala , the President has 
been pleased to direct that the State Advisory Committee 
for the Territorial Army be reconstituiçd . 

2 . The Committee shall consist of : 


CHAIRMAN 
Shri N . E . S . Raghavachari, 

Adviser to the Governor of Kerala . 


OFFICIAL MEMBERS 
1. General Officer Commanding, Madras, Mysore and 

Kerala Area , St. Thomas Mount , Madras - 16 . 
2 . Secretary to Government, Public Department, Trivan 

drum , 
3. Commandant General, Home Guards, Trivandrum . 
4 . Director of Employment, Trivandrum . 
5 . Assistant Director, Territorial Army, HQ ., Southern 

Command, Poona - 1 . 
6 . Commander Madras & Kerala Sub - Areu . 

NON -OFFICIAL MEMBERS 
1. President or representative of the Indian Chamber of 

Commerce, Cochin - 2, 
2 . Shri $. V . Pandit, Cantonment, Trivandrum . 
3. Shri M . K . A . Hameed, Principal, T . K . M . College 

of Engineering, Quilon , 


8th April, 1963, published in the Gazette of India , Part I, 
Section 3 , dated the 27th April , 1963 / Vaisakha 7 , 1885 ( S ) 
as amended from time to time, is hereby cancelled . 

8 . Ordered that the Resolution be published in the Gazette 
of India . 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 13 , 1965 (KARTIKA 22, 1887) 


[PART 1 - SEC . 3 


4 . Shri Kurian Uthup Karayoran , Municipal Chairman , 

Kottayam . 
5 . Shrl E . John Jacob , Ex -M .L .A ., Thiruvella , Alleppey 

Distcirt. 
6 . Shri T . C , Sankara Menon , Retired Member, Kerala 

Public Service Commission , Ernakulam . 
7 . K . N . Pisharody, Retired Principal of Medical College, 

Sborannur Road , Trichur. 
8. Shri P . G . Menon , President, Cherplassery Panchayat, 

Palghat District, 
9 . Professor P . K . Surendranath , M , C . College, Calicut, 
10 . Capt. K . A . Shetty , M .B ., B .S., Shama Shetty s Memo 
rial Clinic , Kasaragod . 

SECRETARY 
General Staff Ofico 2 ( TA ) , HQ . Madras, Mysore and 

Kerala Area , St. Thomas Mount, Madras- 16 . 
3. Tho tonuro of appointment of non -official members of 
the Committco is two years . 


4 . The functions of the Committee will be ( i) to encourage 
recruitment to the Territorial Army and ( ii) to consider any 
local problem relating to recruitment, developmoont and train 
ing of the Territorial. 

5 . The non -official members will be paid travelling allow 
ance and daily allowanco for attending the meetings at the 
rato sanctioned in the Ministry of Finance Office Memo 
randum No . F . 6 ( 26 ) - E , IV /39, dated the sth September , 
1960 as amended from time to time. 

6 . Ordered that the foregoing be communicated to the 
Chief of the Army Staff , Financial Adviser, Ministry of 
Finance (Def. ) and the Chief Secretary to the Government 
of Kerala , 

7 , Ministry of Defenco Notification No. 877- A , dated the 
4th March , 1963, published in the Gazette of India , Part I, 
Section 3 , dated the 20th April 1963 / Chaitra 30, 1885 is 
hereby cancelled . 

8 . Ordered that the Resolution be published in the Gazette 
of India . 


A . C . BOSE , Dy. Secy . 


PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER , GOVERNMRNT OF INDIA PRESS , 
FARIDABAD AND PUBLISARD BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DBL , 1965 


